निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


___ 22 ज्येष्ठ 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 554 ) पटना , मंगलवार , 12 जून 2018 


संo e- gov./ DBT -01/ 2018 ( छाया )4336 /विo 

वित्त विभाग 


संकल्प 

11 जून 2018 
विषय 

वित्तीय वर्ष 2018- 19 में वित्त विभाग के अंतर्गत गठित बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम 
में ERP की सेवा उपलब्ध कराने हेतु राज्य योजना स्कीम के तहत 16 करोड़ रूपये 

बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति । 
वित्त विभागीय संकल्प सं0 - 1118 , दिनांक 13. 02 . 2018 द्वारा विद्यार्थियों को ऋण की सुविधा 
उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा बैंकों के स्थान पर बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम का गठन 
किया गया है । उक्त निगम में Enterprise Resource Planning( ERP) के अधिष्ठापन हेतु बेलट्रॉन द्वारा 


निविदा के माध्यम से एजेन्सी सर्वश्री 3i Infotech का चयन किया गया है । उक्त एजेन्सी द्वारा ERP 


की सेवा हेतु रू0 12,65,61,954/ - का दर निवेदित किया गया है, जिसपर 18 % जी .एस . टी . यथा 
रूपये 2, 27 , 81, 152 / - जोड़कर कुल 14, 93 ,43, 105 / - रूपये है। इसपर बेलट्रॉन का Margin @ 7 % 
जोड़ते हुए कुल राशि 15,97, 97, 122 /- रूपये निगम को उपलब्ध कराया जाना है, ताकि चयनित 
एजेन्सी के द्वारा बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम में ERP की सेवा उपलब्ध कराने का कार्यादेश निर्गत 
किया जा सके । 


2 . बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम में ERP की सेवा उपलब्ध कराने हेतु 16 करोड़ रूपए की 


राशि का विकलन राज्य स्कीम अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2202 - सामान्य शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष 03 -विश्वविद्यालय 


बिहार गजट ( असाधारण ), 12 जून 2018 


तथा उच्चतर शिक्षा, लघुशीर्ष- 190 - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपकमों को सहायता , समूह शीर्ष राज्य 
स्कीम के अंतर्गत उप शीर्ष-0101-बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम , विपत्र कोड -12-2202- 03- 190- 0101 
से किया जाएगा । 

3 . वित्तीय वर्ष 2018 - 19 में वित्त विभाग के अंतर्गत गठित बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम में 
बेल्ट्रॉन द्वारा चयनित एजेन्सी के माध्यम से ERP की सेवा उपलब्ध कराने हेतु 16 करोड़ रूपये की 


राशि बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी जाती है । 


आदेश 


आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में 
सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राहुल सिंह , 
सचिव ( व्यय )। 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 554 -57 1 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http: // egazette. bih. nic.in 


